पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.7 


शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 14 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2024--चैत्र 16, शक 1946 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 

अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 

(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 


भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 फरवरी 2024 


क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2.--राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री पुष्पा साहू, भा.प्र.से. (2012), संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा तथा 
अतिरिक्त प्रभार सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संयुक्त सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 फरवरी 2024 


क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कुमार लाल चौहान, भा.प्र.से. (2009), कलेक्टर, जिला-सारंगढ़- 
बिलाईगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के पद पर पदस्थ करता है. 


229 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


230 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 [ भाग 1 


2. श्री धर्मेश कुमार साहू, भा.प्र.से. (2010), प्रबंध संचालक, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार महानिरीक्षक, 
पंजीयन एवं मुद्रांक को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पद्‌ पर पदस्थ करता है. 


3. श्री चंदन कुमार, भा.प्र.से. (2011), कलेक्टर, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष 
सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ करता है. 


4. श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया, भा.प्र.से. (2016), कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त 
संचालक, पंचायत के पद पर पदस्थ करता है. 


श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, पंचायत का कार्यभार ग्रहण करने पर, श्रीमती रोक्तिमा यादव भा.प्र.से. 
(2016) संचालक, समाज कल्याण तथा अति. प्रभार संचालक, पंचायत केवल संचालक, पंचायत के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी. 


5. श्रीमती लीना कमलेश मंडावी, भा.प्र.से. (2016), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बेमेतरा को अस्थायी रूप से आगामी 
आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के पद पर पदस्थ करता है. 


6. श्री प्रतीक जैन, भा.प्र.से. (2020), अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मुख्य 
कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलप्रीत सिंह, सचिव. 


वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 फरवरी 2024 
क्रमांक एफ 1-03/2020/10- भा.व.से.-- राज्य शासन एतदद्वारा श्री एम. टी. नंदी, भा.व.से. (1991) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक 
(प्रशा. राज./सम. ) छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर को दिनांक 01-03-2024 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद एवं वेतनमान 


(HAG +: Level 16 in the Pay Matrix Rs. 2,05,400-2,24,400) में पदोन्नति प्रदान करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
पुष्पा साहू, संयुक्त सचिव. 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 मार्च 2024 
क्रमांक एफ 4-107/2005/32.--छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 75(1) के अंतर्गत, राज्य शासन 


एतद्द्वारा, श्री सी. fret, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 
की धारा 31 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के अधिकार प्रत्यायोजित करता है. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 


231 


2. छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 13 अंतर्गत, भूमि विकास अनुज्ञा पत्रों से संबंधित अपीलें भी धारा 31 के अंतर्गत विहित 


अपीलीय अधिक री द्वारा सुनी जायेंगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


सी. frat, संयुक्त सचिव. 


कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 फरवरी 2024 


क्रमांक एफ 1-8/2023/रोज.वि./42.--छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रोजगार 
अधिकारी के पद पर वेतनमान रूपये मैट्रिक्स लेवल-12 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश 


तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान में पदस्थ किया जाता है :-- 


क्र. अभ्यर्थी का नाम एवं पता प्रवर्ग पदस्थापना स्थल 
(1) (2) (3) (4) 

1. श्री रविशंकर वर्मा, पिता श्री बालकृष्ण, अन्य पिछड़ा वर्ग जिला रोजगार एवं स्वरोजगार 
ग्राम व पोस्ट कोसमंदी, तहसील पलारी, मार्गदर्शन केन्द्र, कोरिया, जिला 
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) कोरिया. 
पिन 493228. 

2. श्रीमती पुष्पलता ठाकुर, पति श्री छवितेश नायक, अनुसूचित जनजाति जिला रोजगार एवं स्वरोजगार 
मकान नंबर 43, वार्ड नंबर 04, ग्राम जुन्नापानी, मार्गदर्शन केन्द्र, गरियाबंद, 
पोस्ट डौंडी लोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.) जिला गरियाबंद. 


पिन 491771. 


2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-- 


(1). इनकी नियुक्त वित्त निर्देश 33/2023 अनुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होगी. 


(2) उपर्युक्त नियुक्तियां छत्तीसगढ़ रोजगार सेवा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2005 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा 


की सामान्य शर्तें )नियम 1961 से शासित होगी. 


(3). नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा 


नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा. 


(4) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की 
सेवायें किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर 
समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का 
भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति 


से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी. 


(5). चयनित प्रत्याशियों को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा. 


232 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 [ भाग 1 


(6) चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सकीय (मेडिकल) योग्यता प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये 
जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी. 


(7) उपर्युक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम 
आदेश के अध्यधीन होगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रेखा साहू, अवर सचिव. 


महिला एवं बाल विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 जनवरी 2024 


क्रमांक एफ 11-02/2019/मबावि/50.--राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित बाल देखरेख संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की 
देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 65 (2) एवं दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 25 के अनुसार 
अंतर्देशीय और अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण में बालकों के स्थापन के लिये विशिष्ट दत्तक अभिकरण के रूप मान्यता का नवीनीकरण करता 


है :-- 


क्र. स्वैच्छिक संगठन का नाम विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण जिले का नाम स्वीकृत क्षमता 
का पता 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. सेवा भारती रायपुर स्व. विमला देवी स्मृति निलयम, पुराने रायपुर 20 
स्टेडियम के पीछे कोटा, रायपुर 

2. बिलासपुर सेवा भारती माँ तुलजा भवानी मंदिर के पास, होम बिलासपुर 10 
गार्ड कैम्प के सामने कुदुदण्ड बिलासपुर 

3. बिलासपुर सेवा भारती मातृछाया, शिशु गृह, शहरी प्राथमिक सरगुजा 10 


स्वास्थ्य केन्द्र के पास, नवापारा, अंबिकापुर 


4. बिलासपुर सेवा भारती मातृछाया, शिशु गृह, शांति नगर वार्ड, बस्तर 10 
गुरूद्वारा रोड, जगदलपुर 


5. बिलासपुर सेवा भारती नवजीवन स्कूल के सामने, धनोरा दुर्ग 10 
रोड, बोरसी, दुर्ग 
6. सार्वजनिक विकास वाहिनी संगम चौक, तिवारी कालोनी, जशपुर 10 
दरबारी टोला, जशपुर 
7. बस्तर सामाजिक जन विकास जीएडी कालोनी, आयशा होम्स, दंतेवाड़ा 10 
समिति आंवराभाटा, दंतेवाड़ा 


यह मान्यता निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-- 

1. यह मान्यता प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए अथवा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 
2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 के तहत्‌ पंजीकरण समाप्ति तक, जो भी पहले हो वैध होगी. निर्धारित समयावधि पश्चात्‌ संस्था 
द्वारा बच्चों के दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 25 के प्रावधानानुसार नवीनीकरण कराया जा सकेगा. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 233 


2. दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 46 के प्रावधान अनुसार समय सीमा का पालन करना होगा. 


3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 65(4) तथा दत्तक ग्रहण विनियम 
2022 के विनियम 26 के प्रकाश में संस्था की मान्यता निलंबित अथवा प्रतिसंहरण की जा सकेगी. 


4. संस्था को निर्धारित मापदण्ड अनुसार बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा. 


5, मान्यता प्रदान की जाने वाली विशिष्ट दत्तक अभिकरणों द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा 
संशोधित 2021, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022, दत्तक ग्रहण विनियम 2022 तथा 
बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा. 


6. संस्था के कर्मचारियों व पदाधिकारियों को बैठक व प्रशिक्षण हेतु नामांकित किये जाने की दशा में उपस्थिति अनिवार्य होगी. 


7 संस्था दत्तक ग्रहण हेतु दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 49 के प्रावधान अनुसार निर्धारित शुल्क लेने का अधिकार होगा. प्रत्येक 
शुल्क/दान का विवरण राज्य बाल संरक्षण समिति को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा. प्राप्त शुल्क/दान का उपयोग बच्चों की 
देखरेख एवं संरक्षण पर किया जाना होगा. 


8. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकारए/जिला प्रशासन द्वारा 
समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगी. 


9. संस्था को निर्दिष्ट स्थानों में “क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेंटर” की स्थापना करनी होगी. 


10. संस्था को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा बनाए गए “केयरिंग्स वेबसाइट” पर पंजीयन कराते हुए सभी 
सुसंगत विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा. 


11. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग 
करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेख व सुसंगत व्यय की जानकारी 
सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो. 


12. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा 
समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
शम्मी आबिदी, सचिव. 


ऊर्जा विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रमांक 595/एफ 1-6/2022/13/1.--राज्य शासन के आदेश क्रमांक 2814/एफ 1-6/2022/13/1 दिनांक 26-12-2023 SRI At 
मनोज खरे, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ अस्थायी रूप से दिनांक 
31-03-2024 अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का अतिरिक्त 
कार्यभार सौंपा गया है. 


2: राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड आर्टिकल ऑफ 
एसोसिएशन के अंतर्नियम की कंडिका-77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री राजेश कुमार शुक्ला, आत्मज स्व. श्री रमेश शंकर शुक्ला, 
कार्यपालक निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष अथवा आगामी आदेश 
पर्यन्त, जो भी पहले हो, अस्थाई रूप से, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में संचालक एवं प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त 
करता है. 


234 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 [ भाग 1 


3. श्री राजेश कुमार शुक्ला के पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री मनोज खरे केवल प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन 
कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त माने जावेंगे. 


4. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कोशले, उप-सचिव. 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


कोण्डागांव, दिनांक 23 फरवरी 2024 


प्रारूप-एक 
(नियम 11) 


क्रमांक/627/202110201400032/अ-82/भू-अर्जन/2021-22.-- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा 
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक 
समाघात निर्धारण दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक 
समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई ) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के ded अधिसूचना 
प्रकाशित की जाती है. 


नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्‌ :-- 


जिला तहसील नगर/ग्राम क्षेत्रफल लोक प्रयोजन का विवरण 
कुल खसरा कुल रकबा 


(1) (2) (3) (4) (5) 


कोण्डागांव 'फरसगांव 1. उरंदा बेड़ा 10 0.678 हे. बड़ेडोंगर-उरंदाबेड़ा-कोनगुड़ मार्ग के कि.मी. 14/4 
2. बारदा 01 0.396 हे. बारदा नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य 
हेतु. 
योग 11 1.074 हे. 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 05-03-2024 को समय 
11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन उरंदाबेड़ा पर नियत की गई है, प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-- 


एक लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — बड़ेडोंगर-उरंदाबेड़ा-कोनगुड़ मार्ग के कि.मी. 14/4 
बारदा नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु. 

दो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 11 

तीन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या-- न८ निरंक 

चार प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों -- निरंक 


की अनुमानित संख्या. 


पांच प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य _ निरंक 
परिसम्पत्तियों को अनुमानित संख्या. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 235 


छः क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — 1.074 हेक्टेयर 
सात क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार -- हॉ 
कर लिया गया है ? 
आठ. परियोजना का कुल लागत — 1339.00 लाख 
नौ परियोजना से होने वाले लाभ — आसपास के ग्रामीण जनों को पुल बनने से बारहमासी 
आवागमन की सुविधा होगी. 
दस प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा. -- 5.00 लाख 
उस पर होने वाला संभावित व्यय, 
Take परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक 


उपरोक्त भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो वह fated तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा 
सकेगी. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कुणाल दुदावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बेमेतरा, दिनांक 5 मार्च 2024 


क्रमांक/662/अ-82/भू-अर्जन/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ 
पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बेमेतरा नवागढ़ देवरी 0.04 अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) हेम्प व्यपवर्तन योजना 
प.ह.नं. 15 नवागढ़. के एल.बी.सी. के नहर 


नाली में प्रभावित भूमि. 
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नवागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रणबीर शर्मा कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


236 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


जशपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2023 


क्रमांक 05/अ-82/2020-21.-- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-जशपुर 
(ख) तहसील-कांसाबेल 
(ग) नगर/ग्राम-बांसबहार 
(A) लगभग क्षेत्रफल-3.385 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) 
1193 0.073 
1312 0.012 
1310 0.049 
1309/1 0.203 
1309/3 0.081 
516/1 0.356 
1309/2 0.093 
516/2 0.077 
515 0.234 
517 0.057 
518 0.166 
1289 0.137 
1261 0.211 
1260/4 0.028 
1260/3 0.093 
1260/2 0.073 
1260/1 0.004 
1259 0.162 
1242/1 0.182 
1242/2 0.024 


1181 0.024 


[ भाग 1 

(1) (2) 
1182 0.145 
1184 0.036 
1188 0.020 
1186/1 0.065 
1192/2 0.101 
1209/2 0.162 
1187 0.097 
1190 0.097 
1194 0.057 
1192/1 0.024 
1213 0.004 
1209/1 0.162 
1212 0.040 
1198 0.016 
1211 0.020 
योग ३6 3.385 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मैनी एनिकट 
योजना अन्तर्गत मुख्य नहर चैन क्रमांक 640 से 700 तक ग्राम 
बांसबहार का नहर निर्माण में आ रही निजी भूमि का भू-अर्जन 
प्रकरण. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), बगीचा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


जशपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2023 


क्रमांक 08/अ-82/2020-21.-- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे Uae पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-जशपुर 
(ख) तहसील-कांसाबेल 
(ग) नगर/ग्राम-लपई 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.939 हेक्टेयर 


भाग 1 J 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 237 


खसरा नम्बर 


(1) 


79/40 
79/38 
79/39 
79/37 
79/45 
79/44 
79/6 
79/34 
79/33%/1 
79/33ख/2 
71/7 
71/4 
71/6 
69/3 
161 
69/39 
103 
109/2 
61/2 
58/3 
61/3 
58/4 
109/5 
139/12 
145/1 
58/5 
145/6 
60/1 
85 
99/1 
106/2, 107 
60/2 
99/3 
108 
87 
88 
89/1 


Chal 


(हेक्टेयर में ) 


(2) 


0.136 
0.027 
0.168 
0.320 
0.244 
0.160 
0.288 
0.680 
0.011 
0.035 
0.158 
0.350 
0.211 
0.201 
0.012 
0.158 
0.012 
0.024 
0.073 
0.040 
0.048 
0.136 
0.040 
0.028 
0.263 
0.024 
0.187 
0.097 
0.205 
0.134 
0.012 
0.205 
0.240 
0.122 
0.060 
0.012 
0.078 


(1) (2) 
99/2 0.012 
101/2 0.100 
101/1 0.288 

102 0.056 
109/3 0.216 
109/4 0.201 
157/1 0.096 
139/4 0.158 
145/3 0.259 

328/2, 330/2 0.097 
160/3 0.012 
160/4 0.288 

302/10 0.100 
302/9 0.016 
302/8 0.043 
303/1 0.303 
303/2 0.296 
315/1, 316/2/1 0.064 
318/2 0.120 
316/1@ 0.128 
323/2 0.050 

320 0.073 
323/3 0.187 

325 0.158 
326/1 0.100 
326/4 0.224 

327 0.012 
331/2 0.064 

332 0.019 

योग 66 8.939 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मैनी एनिकट 
योजना अन्तर्गत मुख्य नहर चैन क्रमांक 110 से 230 तक ग्राम 
लपई का नहर निर्माण में आ रही निजी भूमि का भू-अर्जन 
प्रकरण, 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), बगीचा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रवि मित्तल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव, 


238 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 


[ भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कबीरधाम, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 
एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


कबीरधाम, दिनांक 19 फरवरी 2024 


रा. प्र. क्रमांक 504/202305080200001/अ-82 वर्ष 2022- 
23.-- चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे 
दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) 
में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 
का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 
2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता 
= 

अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-कबीरधाम 
(ख) तहसील-पंडरिया 
(ग) नगर/ग्राम-देवपुरा, प.ह.नं. 40 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.072 हेक्टेयर में 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) 
228/2 0.072 
योग 01 0.072 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मंझोली से देवपुरा 
सड़क मार्ग में gee पुल निर्माण कार्य हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(रा.), पंडरिया के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
जनमेजय महोबे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ 
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, विकास भवन, भूतल, AA रायपुर, अटल नगर, रायपुर छ.ग. 


नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4 मार्च 2024 


कार्यभार ग्रहण सूचना पत्र 


क्रमांक/स्था./610/2024/858.--छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन AA रायपुर अटल नगर के आदेश 
क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2 नवा रायपुर, दिनांक 26-02-2024 के परिपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा संचालक, पंचायत संचालनालय 
छत्तीसगढ़, TA रायपुर अटल नगर के पद पर दिनांक 04-03-2024 को पूर्वन्ह में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है. 


अत: संचालक, पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर से संबंधित समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं गोपनीय पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता 


के नाम से प्रेषित किये जावेंगे. 


दूरभाष नंबर : 0771-2960271 
मोबाइल नं. : 


ई-मेल + dp.cg@nic.in 


प्रियंका ऋषि महोबिया, 
संचालक. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 239 


कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा, रायपुर (छ.ग.) 


रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2024 


क्रमांक/202/रीडर/अ. भू. अ./2024.--सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-6-62/ 
2008/सात-3/रायपुर दिनांक 03-09-2009 में दिए गए निर्देशानुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) निरसन अधिनियम 1999 की 
धारा 3 एवं 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए श्रीमती निधि साहू (रा.प्र.से.) अपर कलेक्टर रायपुर को अधिकृत किया 


जाता है. 


गौरव कुमार सिंह, 
कलेक्टर. 


कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन, 
सेक्टर-24, सरदार वल्‍लभ भाई पटेल भवन, कयाबांधा, अटल नगर, नवा रायपुर 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2023-24/6074.-कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2022-23/2129-2130 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके कार्यभार ग्रहण 


करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


श्री अश्विनी साहू 

श्री शिवकुमार वर्मा 

श्री नोहर यादव 

श्री Tag राम गायकवाड़ 

श्री तारकेश्वर चन्द्राकर 

श्रीमती लक्ष्मी यादव 

श्री संजय गर्ग (व्यापारी प्रतिनिधि) 


Se al ae 22 SS oe 


अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) Hl धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री आर. के. राठौर, 
संयुक्त संचालक कृषि, संभाग दुर्ग को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति दुर्ग, जिला दुर्ग का भारसाधक अधिकारी 


नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2023-24/6076.-कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2)/भा.अधि./2022-23/2131-2132 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके कार्य भार 


ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


श्री भोलाराम देशमुख 
श्री बसंत सोनबेर 

श्री नागेश देवांगन 

श्री भूपेश कुमार नायक 
श्रीमती ममता चन्द्राकर 
श्री चतुर सिंह तारम 

श्री हर्षित जैन (व्यापारी) 


Bey Ca ae oe 3 


अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


240 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 [ भाग 1 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री चंद्रकांत कौशिक, 
अपर कलेक्टर, बालोद, जिला बालोद को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बालोद, जिला बालोद का भारसाधक 
अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2023-24/6078.-कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2 )/ भा.अधि./2022-23/2133-2134 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बेमेतरा, जिला बेमेतरा (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके कार्यभार 
ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री पुन्नीलाल पटेल अध्यक्ष 
2, श्रीमती कविता साहू उपाध्यक्ष 
3. श्री दयासिंह वर्मा सदस्य 
4. श्री ईश्वरी साहू सदस्य 
5, श्री शिव बंजारे, बोरदेही सदस्य 
6. श्री प्रितेश गिलड़ा सदस्य 
5 कामता गायकवाड़ सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री मोरध्वज डडसेना, 
उप संचालक कृषि, बेमेतरा, जिला बेमेतरा को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बेमेतरा, जिला बेमेतरा का 
भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32( 2)/भा.अधि./2023-24/6080.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2022-23/2135-2136 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री गोवर्धन देशमुख अध्यक्ष 
2. श्री अजय ARS उपाध्यक्ष 
3. श्री दुर्गेश द्विवेदी सदस्य 
4. श्री भागवत वर्मा सदस्य 
5. श्री तुकज साहू सदस्य 
6. श्रीमती मीनाक्षी चन्द्राकर सदस्य 
rp श्री अशोक पंजवानी (व्यापारी प्रति.) सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्रीमती इंदिरा नवीन 
देवहरे, अपर कलेक्टर, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति 
राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 241 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2023-24/6082.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2022-23/2107-2108 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों कौ भारसाधक समिति उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री मुरली वर्मा अध्यक्ष 
2: श्री नरेश सिन्हा उपाध्यक्ष 
3. श्री फिरंगी पटेल सदस्य 
4. श्री गौकरण कोसले सदस्य 
5. श्री प्रमोद वैष्णव सदस्य 
6. श्री रमेश उईके सदस्य 
7. श्रीमती आशा मंडावी सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) को धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री होतन सिंह रावत, 
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति 
डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग. ) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 
क्रमांक/बी-4/1/32(2 )/ भा.अधि./2023-24/6084.-कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2022-23/2109-2110 रायपुर 


दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति डोंगरगांव जिला राजनांदगांव (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की भारसाधक समिति उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


I श्री गणेश साहू अध्यक्ष 
2. श्री चमन साहू उपाध्यक्ष 
3. श्री हेमचंद साहू सदस्य 
4. श्री विष्णु साहू सदस्य 
5. श्री टोमान वर्मा सदस्य 
6. श्री बंशी वर्मा सदस्य 
7. श्री मुकेश जैन (व्यापारी प्रति.) सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतदद्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री नरेश लाल 
मण्डावी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि उपज मंडी 
समिति डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/बी-4/1/32(2 )/भा.अधि./2023-24/6086.--कार्यालयीन आदेश क्र./बी-4/1/32( 2) /भा.अधि./2022-23/2111-2112 रायपुर 
दिनांक 29-06-2022 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बांधाबाजार, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी (छ.ग.) में निम्नानुसार व्यक्तियों की 
भारसाधक समिति उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त की गई थी -- 


1. श्री अवध चुरेन्द्र अध्यक्ष 
2. श्री उदयराम साहू उपाध्यक्ष 
श्री तीरथराम यादव सदस्य 


242 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 [ भाग 1 


4. श्री डरेहा राम मेश्राम सदस्य 
5. a flea देशमुख सदस्य 
6. श्री घसिया राम नाग सदस्य 
7. श्री मदन कामले (व्यापारी प्रति.) सदस्य 


छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन्‌ 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, मैं यशवंत कुमार, संचालक कृषि विपणन, छ.ग. रायपुर एतद्द्वारा, उपरोक्त भारसाधक समिति के स्थान पर श्री टी. आर. सलामे, 
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अंबागढ़ चौकी, जिला मोहला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी (छ.ग.) को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कृषि 
उपज मंडी समिति बांधाबाजार, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं. 


यशवंत कुमार, 
संचालक. 


कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ 
डी.के.एस. भवन, पुराना मंत्रालय, परिसर, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2024 


क्रमांक 259/स्था./2011-24/43,8 .-- भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्‍ली के पत्र क्रमांक 154/CGH/2023-P. Admn दिनांक 19- 
01-2024 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई 1-15/2017/एक-2 दिनांक 19-01-2024 के अनुक्रम में श्री 
निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर भा.प्र.से. (2011) ने दिनांक 19-01-2024 को अपरान्ह अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ का 
पदभार ग्रहण कर लिया है. उनके कार्यालय एवं टेलीफोन संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :-- 


नाम तथा पदनाम कार्यालय का पता तथा टेलीफोन संख्या 
(1) (2) 
श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, इन्द्रावती खण्ड, दाउ कल्याण सिंह भवन के सामने 
भारतीय प्रशासनिक सेवा - 2011 पुराना मंत्रालय परिसर शास्त्री चौक, रायपुर छत्तीसगढ़ 
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दूरभाष — 0771 - 2236446 


E-mail ID : addlceoraipur.cg @nic.in 


रीना बाबासाहेब कंगाले, 
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 


Bilaspur, the 23rd February 2024 


No. 115/Confdl./2024/I-8-2/2010 (Part-[V).—Shri Samaru Lal Matre, Member of Labour Judicial Service 
and presently posted as Labour Judge, Labour Court No. 1, Raipur, is hereby, appointed by promotion to the post of 
Member Judge of Industrial Court from the date he assumes charge of his office. His place of posting shall be Raipur 
until further orders. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 243 


Bilaspur, the 26th February 2024 


No. 3534/Checker/II-6-1/2007 (Pt. I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of 
Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of 
Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate 
Second Class :— 


SL No. Name of the Judicial Magistrate Second Class Present place Present Civil 
of posting District 
(1) (2) (3) (4) 
1. Ku. Kanchi Agrawal, J.M.S.C., Bilaspur 
2. Ku. Shweta Awasthi, J-M.S.C., Bilaspur Bilaspur Bilaspur 
3. Ku. Shoaa Mansoor, J.M.S.C., Bilaspur 
4. Ku. Kriti Kujur, J.M.S.C., Ambikapur presently Raipur Raipur 


posted at Raipur. 


By order of the High Court, 
SUDHIR KUMAR, Registrar General. 


बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2024 


क्रमांक 64/दो-3-36/2010.--श्रीमती कीर्ति लकड़ा, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुंगेली (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 
23-01-2024 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित 
अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 
13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


बिलासपुर, दिनांक 21 फरवरी 2024 


क्रमांक 74/दो-2-17/2019.--श्रीमती सरोज नंद दास, तत्कालीन न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सूरजपुर वर्तमान प्रथम अपर जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद को उनके आवेदन पत्र दिनांक 27-01-2024 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2019 
से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ 
शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती 


है. 


आदेशानुसार, 


आर. पी. देवांगन, 
बजट अधिकारी. 


244 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 [ भाग 1 


बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2024 


क्रमांक 52/दो-3-2/2015.--श्री हरीश चन्द्र मिश्र, उप निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र 
दिनांक 08-01-2024 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष 
अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश 
क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


आदेशानुसार, 


दिनेश चंद्र बावनकर 
लेखाधिकारी. 


